PART I) 


HARYANA GOVT GAZ ., AUG. 23, 1994 (BHDR. 1, 1916 SAKA) 


479 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


2 . 


दिनांक 5 अगस्त , 1994 
क्रमांका 4.4 1 4-5-2-9416730.-- श्री मान सिंह, पुत्र श्री सोहन लाल, निवासी गांव कोयलपुर, तहसील कोसली, अव 
झज्जर, जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2( ए ) ( 1 ए) तथा 3 ( 1ए ) के अधीन सरकार की 
अघिसूचना प्रमान 139 -ज - 2-85/ 37886, दिनांक 18 दिसम्बर , 1985 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना 
क्रमांक 1789-1-1-79 / 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से 
जागीर मंजूर की गई थी । 

अब श्री मान सिंह की दिनांक 10 मई, 1993 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल , 
उपरोक्त मधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) 
की धारा 4 के प्रधान प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री मान सिंह की विधवा श्रीमती रेवती देवी 
के नाम खरीफ , 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 

क्रमांका 42 3--2-94/ 16734: -श्री बलबीर, पुत्र श्री रूप राम , निवासी गांव टुमना , तहसील झज्जर, जिला 
रोहतक. को पूर्वी पंजादः युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3(1 ए ) के अधीन सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 421 - ज- II ) -71/20904, दिनांक 26 जून, 1974 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789 
ज - 1-79/ 44840, दिनाक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर 
मंजूर की गई थी । 

प्रय श्री बलबीर की दिनांक 11 अगस्त , 1993 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , उपरोक्त 
मा नयम ( जसा . उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग बारते. हुए , इस जागीर को श्री बलबीर की विधवा श्रीमती जयदेई के नाम रबी , 1993 
से 1,000 रुपये वार्षिा की दर से सनद में दी गई शों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 

रघबीर शर्मा, 


2 . 


अवर सचिव, हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT 

CORRIGENDUM 

The 12th August, 1994 
No. 8590. In p ! ti . modification of notification No. 2685 , dated pil of the Tawn and Country 
Planning Department, Haryana. Chandigarh, published in Haryena Goverment Grette dutce the . 
17th Muy, 1994 , in its authorised English translation , the Date (of Notification read as dated 
Sth April , 1994 . 

PRADEI UMAR, 
Commissioner and Secretary toGament, Haryana , 

Town and Country Plannin Department. 
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग 

शुद्धि पत्र 

दिनांक 12 अगस्त , 1994 
नं . 8590 -हरियाणा राजपत्र दिनांक 17 मई , 1994 में प्रकाशित हरियाणा सरकार , नगर तथा ग्राम 
आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या 368 5, दिनांक शून्य को दिनांक 5 अप्रैल , 1994 पढ़ा जाये । 


प्रदीप कुमार , 


आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, 
नगर तथा ग्राम प्रायोजना विभाग । 


